HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष, 1940 ( श ० ) 


संख्या 


1 


राँची, बुधवार 


8 जनवरी , 2020 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 


, 


पुरःअस्थापित 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी 1- 11 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग -2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गजट और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में 
विधेयक , उक्त विधान- मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग- 9-क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


2 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 8 जनवरी, 2020 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
24 दिसम्बर , 2019 


संख्या- 4/नि ० सं०-12-304/2014 का . 10245-- श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच , 

गृह 
जिला- राँची), व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ( सई ), हेहल , राँची को दिनांक 22.04.2015 से 
14.05.2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार 

सिंह , 
सरकार के उप सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
24 दिसम्बर , 2019 


संख्या-4 /नि ० सं०-12-90/ 2014 का . 10248-- श्रीमती कीर्तिबाला लकड़ा, झा ० प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्ठा , हजारीबाग को दिनांक 22.09.2018 से 09.01.2019 तक 
उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


, 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के उप सचिव । 


3 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 8 जनवरी, 2020 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
24 दिसम्बर , 2019 


संख्या- 4/ नि ० सं०-12-53/ 2015 का . 10247 - श्रीमती सविता टोपनो, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच, गृह जिला 
छूटी ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर , पूर्वी सिंहभूम को निम्नवत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है: 
(i) दि 0 31.12.2018 से 28.02.2019 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के 

नियम 227,230 एवं 248 के तहत । 
( ii ) दि 0 01.03.2019 से 27.08.2019 तक 

मातृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभाग के संकल्प 
सं0- 551 दिनांक 01.03.2007 तथा 907 दिनांक 

01.07.2010 के तहत । 
दि 0 28.08.2019 से 31.08.2019 तक उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के 

नियम 227,230 एवं 248 के तहत । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के उप सचिव । 


---------- 


कार्मिक , प्रशासनिक 

सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
26 दिसम्बर , 2019 


संख्या- 03/नि ० सं०-09-12/ 2018 का . 10310-- श्री श्रीनारायण विज्ञान प्रभाकर , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
574/03), अपर सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड, राँची को दिनांक 14.06.2012 से 25.06.2012 तक उपार्जित 
अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार 

सिंह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 8 जनवरी, 2020 


4 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


31 दिसम्बर , 2019 


संख्या-4 /नि ० स०-12-38/ 2017-27614 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री प्रताप मिंज (पंचम बैच , गृह जिला- गुमला) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में 
अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है : 


SI . 


Employee Name 


Current 


Current Office 


Joining Date 


Date of Service 


No. 


G.P.F. No. 


Department 


in Service 


Confirmation 


Current Designation 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


PRATAP MINJ 


DC OFFICE 


KOLEBERA 


15/06/2016 


15/06/2018 


SIMDEGA 


CIRCLE , SIMDEGA 


( 110037710578) 


Circle Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB/ POL/ 169 


5 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 8 जनवरी , 2020 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
11 दिसम्बर, 2019 ई० 


संख्या-13/ आई ० पी ०एस०-127 /2019- 6646 / सी ०,-- श्री टी ० कंदासामी, भा ०पु ० से ० ( 1997), निदेशक -सह 
पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 
के नियम -10 , 11 एवं 20 के तहत् दिनांक 29.10.2019 से 30.10.2019 तक कुल-02 ( दो ) दिनों के उपार्जित 
अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्री कंदासामी, भा ० पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
17 दिसम्बर , 2019 ई ० | 


, 


, 


संख्या -12/ आर -1001/ 2016- 6724 विभागीय अधिसूचना संख्या -3543, दिनांक 03.07.2017 के 
द्वारा श्री सुरेन्द्र सलकर, पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को दिनांक -30.04.2017 के 
प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किया गया था , परन्तु जानकारी के अभाव में वे दिनांक -31.07.2017 तक 
कार्य करते रहे थे। अतः सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए 

श्री 
सलकर को उनके अंतिम कार्य दिवस दिनांक- 31.07.2017 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 8 जनवरी, 2020 


6 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
02 जनवरी , 2020 ई ० 


संख्या-13 / आई ० पी ० एस०-130 / 2019- 18 / सी ०,-- श्रीमती संगीता कुमारी, भा ० पु ० से ० पुलिस उप 
महानिरीक्षक ( कार्मिक ), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी ) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 
एवं 20 के तहत् दिनांक 28.12.2019 से 10.01.2020 तक कुल -14 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्रीमती संगीता कुमारी , भा ०पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
18 दिसम्बर , 2019 ई ० | 


, 


संख्या-13/ पी०1-8001/ 2010- 6768 / सी ०,-- श्री अमित रेणु , भा ०पु० से ० ( 2016 ), पुलिस अधीक्षक , 
ग्रामीण, धनबाद अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, झा ० स ० पु०-03, गोविन्दपुर , धनबाद के 
प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


7 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 8 जनवरी , 2020 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2019 ई ० 


संख्या -13 / आई ० पी ०एस०-125 /2019- 6945 श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा ०पु ० से ०, पुलिस अधीक्षक , 
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड , राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 
एवं 20 के तहत दिनांक- 03.12.2019 से 17.12.2019 तक कुल -15 (पन्द्रह ) दिनों के उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

उक्त अवधि के लिए श्री सिन्हा, भा ०पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा। 


2 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2019 ई ० | 


, 


संख्या -13/ आई ० पी ० एस०-128/ 2019- 6946 श्री क्रांति कुमार गड़िदेशी, भा ० पु० से ०, पुलिस अधीक्षक 
( अभियान), झारखण्ड जगुआर ( एस ० टी ०एफ ०), राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के 
नियम -10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक- 11.10.2019 से 24.10.2019 तक कुल-14 दिनों के उपार्जित अवकाश 
की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्री गड़िदेशी, भा ०पु ० से० को कोटि वेतन देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


8 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 8 जनवरी, 2020 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2019 


संख्या-4/ नि ० स०-12-88/ 2016-27616 ( HRMS )-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री राहुल कुमार (पंचम बैच , गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम ) की सेवा उनके नाम के सामने 
स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


. 


Si. 


Current Office 


Employee Name 

G.P.F. No. 


Current 
Department 


Joining Date 
in Service 


No. 


Date of 

Service 
Confirmation 


Current Designation 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


15/06/2016 


15/06/2018 


RAHUL KUMAR 
( 110087710584 ) 


DC OFFICE 
RANCHI 


TAMAAR BLOCK 
,RANCHI 


Block Development 
Officer 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कुमार सिंह, 


अनिल 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या:DNB/ POL/ 169 


9 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 8 जनवरी , 2020 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
29 दिसम्बर , 2019 


संख्या-1/विविध -824/ 2012 का०- 10429 श्री एल 0 खियांग्ते , भा.प्र.से. ( झाः 1988), महानिदेशक , 
श्री 

कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची ( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य सचिव ,ऊर्जा विभाग एवं CMD , झारखण्ड उर्जा 
विकास निगम लि .) के दिनांक 23.12.2019 से 06.01.2020 तक कुल 15 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश पर 
प्रस्थान करने के फलस्वरूप उनकी अनुपस्थिति अवधि में श्री नितिन मदन कुलकर्णी, भा.प्र.से. ( झाः 1995 ), सचिव , 

चि 0 शि 0 एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड अपने कार्यों के साथ महानिदेशक , श्री कृष्ण लोक 
प्रशासन संस्थान, राँची, सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड तथा CMD, झारखण्ड उर्जा विकास निगम लि . के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


अरूण कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 दिसम्बर , 2019 


संख्या-1/विविध -812/ 2010 खण्ड का०-10287 सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी., भा.प्र.से. ( झाः 2003), ( अतिरिक्त प्रभार - खान आयुक्त, झारखण्ड एवं 
अध्यक्ष- सह - प्रबंध निदेशक , JSMDC ) को दिनांक 22.12.2019 से 04.01.2020 तक अवकाश पर प्रस्थान करने 
के फलस्वरूप इनके अवकाश अवधि तक के लिए श्री के ० रविकुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2004 ), सचिव, उद्योग 
विभाग, झारखण्ड अपने कार्यों के साथ सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड , खान आयुक्त , झारखण्ड तथा 
अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक , JSMDC के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


सिन्हा, 


अरूण कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 8 जनवरी, 2020 


10 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ZAHOOR MOHAMMAD पिता LATE GULAM MOHAMMAD शपथ पत्र सं ० 1580 , 
दिनांक 16 दिसम्बर , 2019 के अनुसार ZAHOOR MOHAMMAD ANSARI के नाम से 
जाना जाऊँगा । 

ZAHOOR MOHAMMAD एवं ZAHOOR MOHAMMAD ANSARI दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है । 


RESIDENT OF - 


B -4 , GULNAR APARTMENT, 
RESALDAR NAGAR , DORANDA , 
P.O. & P.S.- DORANDA, 
DIST.- RANCHI, 
PIN- 834002 , 
JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं BINOD KUMAR RAY पिता LATE RAMDEV RAI शपथ पत्र सं ० 4165, दिनांक 


19 दिसम्बर , 2019 के अनुसार BINOD KUMAR RAI के नाम से जाना जाऊँगा | 

BINOD KUMAR RAY एवं BINOD KUMAR RAI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF - 


LFB 11/13 HOUSING COLONY , BARIYATU , 


P.O.- RIMS . 


DIST .-RANCHI, 


PIN- 834009 , 
JHARKHAND . 


11 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 8 जनवरी, 2020 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं BABITA KUMARI पति LATE KAMESHWAR PRASAD शपथ पत्र सं ० 2, दिनांक 
22 नवम्बर, 2019 के अनुसार BABITA PRASAD के नाम से जानी जाऊँगी । 

BABITA KUMARI एवं BABITA PRASAD दोनों एक ही महिला का नाम है | 


RESIDENT OF -- 


KALIKA NAGAR , H.NO.- 9 , ROAD NO.- 4 


DIMNA ROAD, 


P.O. & P.S.- MANGO , TOWN JAMSHEDPUR , 


DIST- EAST SINGHBHUM, 


STATE - JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NAZNIN NIGAR SULTANA पति MD. SALIM शपथ पत्र सं ० 42 , दिनांक 
20 दिसम्बर, 2019 के अनुसार NAZNIN NIGAR के नाम से जानी जाऊँगी । 

NAZNIN NIGAR SULTANA एवं NAZNIN NIGAR दोनों एक ही महिला का नाम है | 


RESIDENT OF -- 


20 , DHATKIDIH MARKET , 
P.S.- BISTUPUR, JAMSHEDPUR, 


DIST- EAST SINGHBHUM, 


STATE - JHARKHAND , 


PIN- 831001 . 


, 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण ) 1 

50 | 


